सगढ9 


शासन 


छत्तीस 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 324 ] 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25 , शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 12 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 148 / 2019 / 18. - छ. ग. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 10 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिक निगम चिरमिरी, जिला कोरिया के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई 
अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


1. नगर पालिक निगम चिरमिरी को 40 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा 

निर्धारित करता है । 


2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड का क्रमांक 


||NDIAN 


8 
9 


- वार्ड का नाम 
मालवीय नगर वार्ड 
अब्दुल हमीद वार्ड 
संत तुकाराम वर्ड 
मौलाना आजाद वार्ड 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड 
गंगाधर तिलक वार्ड 
तानसेन वार्ड 
विनोबाभावे वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 
डॉ . राधाकृष्णन वार्ड 
बाल्मिक वार्ड 
नेहरू वार्ड 
चन्द्रषेखर वार्ड 
रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
| संत रामकृष्ण वार्ड 
संत महाबीर वार्ड 


10 


11 


12 


13 


14 
15 
16 


647 


648 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


17 


19 


20 


21 
22 


23 


24 


26 
27 
28 


कल्पना चावला वार्ड 
संत कबीर दास वार्ड 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 
बी . बी . लाहिड़ी वार्ड 
डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
डॉ. अम्बेडकर वार्ड 
गुरू घासीदास वार्ड 
विवेकानन्द वार्ड 
सरदार पटेल वार्ड 
गौतम बुद्ध वार्ड 
संत कालीदास वार्ड 
इंदिरा वार्ड 
महाराणा प्रताप वार्ड 
षिवाजी वार्ड 
शास्त्री वार्ड 
गुरू गोविंद सिंह वार्ड 
संत रविदास वार्ड 
अहिल्या बाई वार्ड 
रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 
राजीव गांधी वार्ड 
संत तुलसीदास वार्ड 
सरोजनी नायडू वार्ड 
गुरूनानक वार्ड 
भगत सिंह वार्ड 


O 


M 


30 


31 


33 
34 


35 


36 


37 
38 
39 
40 


नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक - 01 मालवीय नगर वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


आई. टी . आई. भवन से नगरनिगम की बाह्य सीमा । 
नागपुर चिरमिरी मुख्य मार्ग एवं जी. एम. कॉम्प्लेक्स के पष्चिमी बाह्य दीवाल से महुआरीडाँड तक । 
जी .एम. कॉम्प्लेक्स के उत्तरी बाह्य दीवाल से महुआरीडाँड, लामीगौड़ा की दक्षिणी वन क्षेत्र की सीमा । 
साजा पहाड़ आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा ( नगर निगम की बाह्य सीमा ) । 


वार्ड क्रमांक - 02 अब्दुल हमीद वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


गाड़ बुडा के पास स्थित नाला तथा जी. एम. काम्पलेक्स की उत्तरी बाह्य दिवाल । 
पोंड़ी चौराहे से कब्रिस्तान पुलिया होते हुये गाड़ाबूड़ा क्षेत्र का पूर्वी नाला । 
जी . एम. कॉम्प्लेक्स की दक्षिणी बाह्य दीवाल पोंड़ी चौराहे तक । 
पोंड़ी चौराहे से गाड़ाबूड़ा पुलिया तक । नागपुर चिरमिरी मुख्य मार्ग का हिस्सा एवं जी. एम. कॉम्प्लेक्स के पश्चिमी बाह्य 
दीवाल की सीमा । 


वार्ड क्रमांक - 03 संत तुकाराम वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


चित्ताझोर कन्या प्रा. शा.के आगे स्थित पुलिया से गोरखपुर कैम्प के नाले तक । 
वन विभाग की सीमा । 
वन विभाग की सीमा । 
पोंड़ी तिराहे से मुख्य मार्ग चित्ताझोर कन्या प्रा . शा. 


वार्ड क्रमांक - 04 मौलाना आजाद वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 


चित्ताझोर क0प्रा०शा0 के उत्तर की ओर स्थित नाला जो गाड़बूड़ा के नाले तिराहे तक जायेगा । 
पोड़ी कब्रिस्तान के सामने स्थित मुख्य मार्ग की पुलिया से पोंड़ी मुख्य मार्ग में चित्ताझोर क0प्रा0शा0 के पास स्थित नाले 
तक । 
पोंड़ी कब्रिस्तान के सामने का तिकोना हिस्सा । 
पोंड़ी कब्रिस्तान के सामने नाले में स्थित पुलिया से गाड़ाबूड़ा के पूर्व में स्थित नाले तक । 


दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


648 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक - 05 स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व में : 


सरभोका घाट की ओर से नगर निगम की उत्तरी सीमा । 
चित्ताझोर क0प्रा0षा0 के पास स्थित नाले से पोंड़ी - कोरिया मुख्य मार्ग होते हुये कोरिया मुख्य मार्ग में 96 नं0 दफाई 
तक । 
चित्ताझोर क0प्रा०श्षा0 के पास स्थित नाला जो नागपुर चिरमिरी मुख्य मार्ग में गाड़ाबूड़ा 
चिरमिरी - नागपुर मुख्य मार्ग में गाड़ाबूड़ा नाले के आई. टी . आई. भवन के सामने सरभोका घाट तक । 


दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 06 गंगाधर तिलक वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 


कोरिया क्षेत्र में नगर निगम की उत्तरी सीमा । 
कोरिया मुख्य मार्ग अस्पताल के पहले नाले से अस्पताल तिराहा से होते हुये विद्यालय तक एवं विद्यालय के पीछे स्थित 
तिराहे से नगर निगम की उत्तरी सीमा तक । 
अस्पताल के पहले स्थित नाले का उत्तरी हिस्सा तथा हाई स्कूल के उत्तरी ओर के रास्ते से होते हुये स्कूल के पीछे 
तिराहे तक । 
नगर निगम की पश्चिमी सीमा तक ( आरक्षित वन सीमा ) । 


दक्षिण में : 


पष्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 07 तानसेन वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


नगर निगम की उत्तरी सीमा एवं स्कूल के पीछे तिराहा से स्कूल के बगल की रोड होते हुये स्कूल के सामने तक । 
नगर निगम की सीमा तक । 
मुख्य मार्ग से अस्पताल तिराहे के पहले नाले से नाले के उत्तरी ओर । 
नाला से अस्पताल तिराहा से विद्यालय की पानी टंकी तक , स्कूल के पीछे स्थित तिराहा से उत्तरी सीमा तक जाने 
वाली सड़क 


वार्ड क्रमांक - 08 विनोबा भावे वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


कोरिया मुख्य मार्ग से अस्पताल के पहले नाले की सीमा जो पूर्व के पहाड़ तक तथा पश्चिम से रेल्वे लाईन तक जाता 
है । 
नगर निगम की सीमा तक । 
पहाड़ के किनारे – किनारे डोमनहिल मार्ग पर वन विभाग के नाका भवन की दक्षिणी सीमा तक । 
पोंड़ी की सीमा जो 96 नं0 दफाई के मोड़ तक पल्थाजाम सहित । 


वार्ड क्रमांक - 09 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


कोरिया डोमनहिल मुख्य मार्ग से वन विभाग नाके से जंगल की सीमा तक, बैकुण्ठपुर मार्ग का हिस्सा । 
गेल्हापानी में एस. ई. सी . एल. नाका से नगर निगम की पूर्व सीमा तक । 
गेल्हापानी कॉलरी की दक्षिणी सीमा तक । 
पहाड़ की सीमा । 


Ï 


वार्ड क्रमांक - 10 डॉ० राधाकृष्णन वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 


दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


स्वाद रेस्टोरेंट के बगल से नाला होते हुए आमानाला हनुमान मंदिर तक । 
हनुमान मंदिर के बगल से आमानाला से अमृतलाल खटिक के घर से तुर्रा होकर इण्डेन गैस ऑफिस तक । 
स्वर संगम से होकर विष्वकर्मा फर्नीचर से इण्डेन गैस ऑफिस तक । 
स्वाद रेस्टोरेंट से षिव मंदिर, ग्रेनषॉप के सामने मेन रोड़ होते हुए स्वर संगम 


वार्ड क्रमांक - 11 बाल्मिक वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


हनुमान मंदिर के बगल से आमानाला से होकर कलसी दफाई का उत्तर पष्चिम का नाला जो खटूराम के घर के 
सामने से नीचे आता है , नाला से मूलचंद की दुकान से लेकर हिरागीर ग्राउण्ड तक । 
हिरागीर गाउण्ड से हॉटल मंगलम तक । ( अरक्षित वन ) 
हॉटल मंगलम से मेन रोड़ होकर हीरो एजेन्सी (निर्मल ऑटो ) से होकर इण्डेन गैस ऑफिस के पहले तक । 
आमानाला 4 नम्बर के तुर्रा से होकर गली होते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए इण्डेन गैस ऑफिस तक । 


टो )से होकर इण्डेन गैस ऑफिस के पहले तक 


648 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 12 नेहरू वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : 


नागपुर - चिरमिरी मुख्य मार्ग में हल्दीबाड़ी पुलिस चौकी से डोमनहिल मार्ग में प्राथमिक शाला सड़क दफाई के पास 
आरक्षित वन क्षेत्र तक । 
कुरासिया खुली खदान की सीमा तक । 
हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेषन तिराहे से कुरासिया घाट में स्थित नाले की पुलिया । 
नागपुर - चिरमिरी मुख्य मार्ग में हल्दीबाड़ी पुलिस चौंकी से रेल्वे स्टेशन तिराहे । 


वार्ड क्रमांक - 13 चन्द्रशेखर वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 


नागपुर मुख्य मार्ग से शनिचरी चौराहा होते हुए टीना दफाई चौराहा । 
नागपुर - चिरमिरी मार्ग से शनिचरी चौक से पुलिस चौकी होते हुए रेलवे स्टेषन तिराहे से होकर नाहाराय के घर तक । 
रेल्वे स्टेशन की उत्तरी ओर एवं कुरासिया अंडर ग्राउण्ड खादन के पास नाला होते हुए कुरासिया घाट के पास पुलिया 
तक । 
टिना दफाई तिराहा से एन. सी. पी. एच. कार्यालय तिराहा तक एवं मस्जिद के सामने वाली गली जो रेल्वे स्टेशन तक 
जाती है का पूर्वी हिस्सा । 


पश्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 14 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 


नागपुर - चिरमिरी मार्ग के हल्दीबाडी में 03 नम्बर रेस्ट हाउस तिराहे को जाने वाली सड़क जो निगम की पानी टंकी 
तक । 
आरक्षित वन की सीमा तक । 
हल्दीबाड़ी पेट्रोल पंप के पास स्थित नाला जो कलसी दफाई तक जाता है, कलसी दफाई में श्री खटूराम के मकान के 
बगल की गली जो हिरागीर ग्राउण्ड के उत्तरी ओर निकलती है के उत्तर का हिस्सा । 
नागपुर - चिरमिरी मार्ग के हल्दीबाड़ी में 03 नम्बर रेस्ट हाउस तिराहे से हल्दीबाडी पेट्रोल पंप के सामने स्थित नाले तक । 


पष्चिम में: 


वार्ड क्रमांक - 15 संत रामकृष्ण वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 


आरक्षित वन की सीमा तक 
नगर निगम के पानी टंकी के पास आरक्षित वन की सीमा तक । 
नागपुर - चिरमिरी मार्ग में 06 नम्बर लोको पुलिया से शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल तक एवं 03 नम्बर रेस्ट हाउस जाने 
वाले मार्ग का उत्तरी ओर । 
नागपुर - चिररिमी मार्ग में 03 नम्बर रेस्ट हाउस तिराहा शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल तक एवं 06 नम्बर लोको पुलिया के 
पास से 06 नम्बर खदान जाने वाले लोको लाइन का पुर्वी 


पश्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 16 संत महावीर वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


पोड़ी चौराहे से आरक्षित वन सीमा । 
आरक्षित वन सीमा से 6 नं0 लोको होते हुए शिशु शिक्षा निकेतन से शनिचरी चौराहा 
शनिचरी चौराहा से शनिचरी बाजार, क्लब होते हुए टीना दफाई । 
हल्दीबाडी से भुरकुंडी तुर्रा नाला जो मोहन कॉलोनी के पूर्व से होते हुए ईटा भटटा में तुर्रा तक जाता है । 


वार्ड क्रमांक 17 कल्पना चावला वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : - 


मोहन कॉलोनी के उत्तर 01 की सीमा । 
मोहन कॉलोनी के पूर्व में स्थित नाला तक । 
मोहन कॉलोनी के दक्षिण में स्थित नाला तक । 
मोहन कॉलोनी के पश्चिम में स्थित साइडिंग रोड का पूर्वी भाग । 


वार्ड क्रमांक - 18 संत कबीर दास वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 


ईटा भटटा के उत्तर में स्थित नाला तक , तुर्रा के पास से लोको क्रांसिग होते हुए शनिचरी बाजार के हॉस्पिटल तिराहे 
तक एवं टॉकिज रोड में मजिस्द के सामने से एन. सी . पी .एच. कार्यालय के तिराहा तक । 
टिना दफाई तिराहे से एन. सी . पी . एच. कार्यालय तिराहे तक एवं मजिस्द के सामने गली जो रेल्वे स्टेशन तक जाती है । 
मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी रेल्वे लाइन में रेल्वे पुलिया से रेल्वे स्टेशन तक, टिना दफाई तिराहे से हॉस्पिटल रोड जो क्लब एवं 
हॉस्पिटल के बीच से शनिचरी बाजार में हॉस्पिटल तिराहे तक । 
ईटा भटटा दफाई के पश्चिम में स्थित नाला तक । 


पश्चिम में : - 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


648 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक - 19 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


रेल्वे लाइन की सीमा । 
जैन क्लीनिक के पास स्थित नाला से स्टेषन तक । 
जैन क्लीनिक से शंभु चौक होते हुए गांधी गाउण्ड तक । 
गांधी ग्राउण्ड से चिरमिरी एसईसीएल कार्यालय होते हुए धक्का दफाई तक । 


वार्ड क्रमांक - 20 बी. बी . लाहिड़ी वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : - 
पश्चिम में : 


शंभु चौक की सीमा । 
जैन क्लीनिक से मुख्य मार्ग में शंभु चौक तक । 
बी0 बी0 लाहिड़ी कॉलेज एवं प्रोफेसर कॉलोनी के मध्य नाले की सीमा, निकाय की पानी टंकी तक । 
शंभु चौक से बंगला दफाई, स्कुल, कच्ची स्कुल होते हुए कॉलेज के पास पानी टंकी तक । 


वार्ड क्रमांक - 21 डॉ० राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : - 
पश्चिम में : 


शंभु चौक से गांधी ग्राउण्ड तक रोड़ के दक्षिणी ओर । 
शंभु चौक के पास अमित पान भण्डार से लेकर कन्या स्कूल तक । 
शा . क. पू. मा . शा . से एसईसीएल की पानी टंकी के पास बरतुंगा रोड़ तक । 
गांधी ग्राउण्ड से बरतुंगा पहुँच मार्ग में एसईसीएल के पानी टंकी तक के रोड़ के दोनों तरफ का क्षेत्र 


वार्ड क्रमांक - 22 डॉ . अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


शा . क. पूर्व. मा. शा तिराहा से एसईसीएल की पानी टंकी के पास बरतुंगा रोड तक । 
शा . क.पूर्व. मा . शा से तिराहा से कॉलेज चौराहा तक । 
कॉलेज के पास चौराहे से एसईसीएल पानी टंकी के उत्तरी बाउन्ड्री तक । 
छोटाबाजार में बरतुंगा रोड के दोनो तरफ । 


वार्ड क्रमांक - 23 गुरू घासीदास वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


कॉलेज चौराहा से छोटाबाजार में एसईसीएल पानी टंकी तक । 
कॉलेज चौराहा से नगर निगम पानी टंकी के बगल वाले नाले तक । 
नगर निगम की पानी टंकी के बगल स्थित नाला जो कब्रिस्तान के उत्तरी ओर बरगंगा मुख्य मार्ग तक । 
एसईसीएल के पानी टंकी से कब्रिस्तान के उत्तर में स्थित नाले तक । 


वार्ड क्रमांक - 24 विवेकानन्द वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 


बड़बाजार कब्रिस्तान से पुराना कांटा घर से कोठारी तक । 
बडा बाजार कब्रिस्तान से बडाबाजार बरतुंगा तिराह 
बड़ाबाजार बरतुंगा तिराहा से डी. ए. व्ही . स्कूल तिराहा से जगजीवन चाट से होकर यादव पान ठेला के सामने वाले तिराहे 
के बगल से शिवराज सिंह के घर से होकर ओम प्रकाश यादव के घर 
कोठारी से होकर सी टाईप , बी टाईप से होते फोकट पारा से शिवराज के मकान तक । 


पश्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 25 सरदार पटेल वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


डी. ए. व्ही . चौराहे से जगजीवन चॉट के सामने हरभजन सिंह के घर के सामने से पान तिराहे से होकर शिवराज के घर 
के सामने से ओम प्रकाश यादव के घर तक । 
बडाबाजार बरतुंगा तिराहा से बैगापारा मंदिर तक | 
बैगापारा मंदिर डी . ए. व्ही . तिराहे से होकर भगत सिंह चौक से कन्ट्रोल रूम से अंजली हिल तक आरक्षित वन सीमा । 
शिवराज के घर से जावेद के घर से होते हुए रंजीत विश्वास के घर से परास पानी अंजनी खदान तक 


648 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 26 गौतम बुद्ध वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पष्चिम में : - 


बैगा पारा तुर्रा से 750 क्वार्टर की उत्तरी सीमा , ब्लाक क्र0 15 से 21 के सामने स्थित सडक का जो श्री खटीक के 
मकान के दक्षिण से होते हुए नगर निगम की सीमा तक का दक्षिणी हिस्सा । 
नगर निगम की सीमा तक ( आरक्षित वन ) । 
नगर निगम की सीमा तक ( आरक्षित वन ) । 
बैगा पारा से नगर निगम के दक्षिणी सीमा तक जाने वाले नाले की पूर्वी ओर । 


वार्ड क्रमांक - 27 संत कालीदास वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 


बरतुंगा तिराहा से गोदरीपारा के हनुमान मंदिर तिराहा होते हुए भुकभुकी तुर्रा तक, सडक का दक्षिणी ओर । 
भुकभुकी तुर्रा के पास से नगर निगम की पूर्वी बाह्य सीमा तक । 
बैगापारा तुर्रा से साढ़े सात सौ क्वार्टर की उत्तरी सीमा जो ब्लॉक क्र0 - 15 से 21 के सामने सड़क से होते हुये श्री 
खटिक के मकान के दक्षिण से सीधे गुजर कर नगर निगम की बाह्य सीमा तक , का उत्तरी हिस्सा । 
बरतुंगा तिराहे के पास स्थित चीर घर के पश्चिम स्थित नाला जो बैगापारा तुर्रा तक जाता है, नाले का पूर्वी ओर । 


पश्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 28 इंदिरा वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


सीता कुण्ड के पास नाला से जैन क्लीनिक के पास नाले से होते हये कब्रिस्तान के उत्तर स्थित नाला में बरतुंगा रोड 
तक । 
बड़ा बाजार के मुख्य सड़क में मधुबन हॉटल से सीता कुण्ड तिराहे तक । 
मधुबन होटल से लेकर बरतुंगा कालरी वाली कच्ची सड़क चिरमिरी ओपन माइन्स तक । 
चिरमिरी ओपन कास्ट माइन्स की सीमा ( कब्रिस्तान नाले से बरतुंगा कच्चे रास्ते से तिराहे तक ) 


वार्ड क्रमांक - 29 महाराणा प्रताप वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


सीता कुण्ड के पास से बड़ा बाजार कुरासिया मार्ग में हास्पिटल तिराहा तक । 
कुरासिया ओपन माइन्स की पश्चिमी सीमा । 
वन विभाग के विश्राम गृह से कुरासिया ओपन माइन्स तक । 
हास्पिटल तिराहे से वन विभाग के विश्राम गृह तक । 


वार्ड क्रमांक - 30 शिवाजी वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


न्यू टिकरापारा के उत्तर, कुरासिया खदान की सीमा तक । 
गोदरीपारा बस्ती के ट्रान्सफार्मर से श्री शमशाद के घर के सामने के तिराहे तक । 
बरतुंगा तिराहा से हनुमान मंदिर तिराहा होते हुये भुकभुकी तुर्रा तक मार्ग का उत्तरी हिस्सा । 
बरतुंगा तिराहा से वन विभाग के डिपो तक एवं गोदरीपारा सामुदायिक भवन के पास स्थित यात्री प्रतिक्षालय से 
श्री शमशाद के घर तक । 


वार्ड क्रमांक - 31 शास्त्री वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


गोदरीपारा – गुरूद्वारा से होकर कुरासिया एसईसीएल ऑफिस के सामने से होते हुए दुर्गा पण्डाल तक । 
दुर्गा पण्डाल से लाईवलीहुड कॉलेज होते हुए कुदरगडी मंदिर से गोरखनाथ मंदिर से होकर नर्सरी तक | 
कल्लू मिया के घर से सी . एस. पी . ऑफिस से होकर साई मंदिर से होते हुए तुर्रा पहुँच मार्ग । 
गुरूद्वारा से प्रेस भवन होकर उड़िया स्कूल से होकर पुराना डिस्पेंसरी से आगे प्रताप प्रधान की दुकान तक । 


पाप 


वार्ड क्रमांक - 32 गुरू गोविंद सिंह वार्ड 


उत्तर में : - 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


सांई मंदिर से होकर सी. एस. पी . कार्यालय होते हुए कल्लू मियाँ की लाईन माईनस क्वार्टर । 
सांई मंदिर से किडस कान्वेन्ट स्कल होते हए चटर्जी लाईन होकर पराना चीफ हाउस तर्रा मंदिर 

न होकर पुराना चीफ हाउस तुर्रा मंदिर तक । 
प्रताप दुकान से सतसंग भवन के सामने से होते हुए चिंतामणी लाईन से तुर्रा मंदिर तक । 
कल्लू मियाँ की लाईन माईनस क्वार्टर की चौथी लाईन पुराना डिस्पेन्सरी के पीछे से सीमांचल ड्राईव्हर के लाईन से 
लेकर सुरेश खेटिक की दुकान तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


648 ( 5 ) 


वार्ड क्रमांक - 33 संत रविदास वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


टीव्ही0 टावर के पहले के पास नाला तक । 
गोदरीपारा पार्क के मोड़ से टीव्ही0 टावर के पहले तिराहे तक । 
गोदरीपारा कॉलरी ऑफिस तिराहे से पार्क मोड़ तक । 
गोदरीपारा कॉलरी ऑफिस तिराहे से टीव्ही0 टावर के पहले स्थित तिराहे 


वार्ड क्रमांक - 34 अहिल्या बाई वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 


कुरासिया खदान के लोडिंग बिन्दु होते हुये कोरबा मार्ग तक तथा सोनामनी बेरियर के आगे निकाय की पूर्वी सीमा तक 
सड़क का दक्षिणी हिस्सा । 
गोदरीपारा सामुदायिक भवन के पास स्थित यात्री प्रतिक्षालय से श्री शमशाद के घर के सामने तक एवं उक्त मार्ग 
गोदरीपारा बाजार को जहां मिलाता है वहां से गुरूद्वारा के पास तिराहा तक , गोदरीपारा के कालरी कार्यालय से टीव्ही0 
टावर के पास नाले तक एवं उससे आगे नगर निगम की पूर्वी सीमा तक । 
कुरासिया खदान की दक्षिणी सीमा, बड़ा बाजार में वन विभाग के डिपो से सामुदायिक भवन के पास स्थित यात्री 
प्रतिक्षालय तक, गिरजाघर के पास श्री शमशाद के घर से गोदरीपारा बाजार तक, गुरूद्वारा के पास स्थित तिराहा से 
कालरी कार्यालय के तिराहे तक तथा टीव्ही0 टावर के पास स्थित नाला जो पूर्व की ओर जाता है का उत्तरी हिस्सा । 
कुरासिया अण्डर ग्राउण्ड खदान से होते हुये बड़ा बाजार के तुर्रा तक तथा सीमा कुण्ड के पास से टिकरापारा के पूर्व 
खदान के सीमा से होते हुये वन विभाग के डिपो 


दक्षिण में : 


पश्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 35 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 


शिशु शिक्षा निकेतन से सीटू कार्यालय के बगल की गली के सामने कृष्णा बाबा के मकान से नसीम खांन के घर से 
होकर कुंआ, नाला से होकर शीला जनरल स्टोर्स तक । 
षीला जनरल स्टोर से दिगम्बर किराना से वजीर पान ठेला से जगदीष कुशवाहा कपड़ा दुकान तिराहा तक । 
जगदीश कुशवाहा दुकान से होते हुए पप्पू ऑटो पार्टस के दुकान से होकर संजय गुप्ता किराना दुकान से पॉवर हाउस 
तक । 
विद्युत पॉवर हाउस से शिशु शिक्षा निकेतन तक । 


पश्चिम में : 


वार्ड क्रमांक - 36 राजीव गांधी वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 


गेल्हापानी की सीमा । 
सीएसपी से कालापानी के पूर्व की सीमा । 
शिशु शिक्षा निकेतन से सीटू कार्यालय के बगल से होते हुए नसीम के घर से होते 
हुए कुंआ के पास से नाला किनारे शीला जनलर स्टोर के पास से शिव मंदिर यूनियन कार्यालय व आफीसर कॉलोनी 
कालापानी तक । 
शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल से गुरूघेला नाला तक । 


पश्चिम में : - 


वार्ड क्रमांक - 37 संत तुलसीदास वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


20 नं0 दफाई मुख्य मार्ग जो चमतकार होटल से काला पानी जाने वाले मार्ग को मिलाते हुये काला पानी मार्ग के 
दक्षिणी ओर । 
नगर निगम की पूर्वी सीमा तक । 
फुटबाल ग्राउण्ड के उत्तरी ओर स्थित नाला जो मुख्य मार्ग से नगर निगम के पूर्वी सीमा तक जाता है के उत्तरी ओर । 
मुख्य मार्ग पर ग्राउण्ड के उत्तरी ओर नाले से कुआं के पास से 20 नं0 दफाई मुख्य मार्ग तक के पूर्वी ओर । . 


वार्ड क्रमांक - 38 सरोजनी नायडू वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : - 


मुख्य मार्ग से डोमनहिल फुटबाल ग्राउण्ड के उत्तरी ओर स्थित नाला जो नगर निगम के पूर्वी सीमा तक जाता है के 
दक्षिणी ओर । 
नगर निगम की पूर्वी सीमा तक । 
सेन्ट्रल स्कूल के सामने डिस्पेन्सरी की ओर जाने वाली सड़क जो मस्जिद दफाई नाला तक जाती है के उत्तरी ओर । 
डोमनहिल मुख्य मार्ग से सेन्ट्रल स्कूल तिराहा तक । 


648 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 39 गुरूनानक वार्ड 


उत्तर में : 
पूर्व में : 
दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


सेन्ट्रल स्कूल के सामने डिस्पेन्सरी की ओर जाने वाली सड़क जो मस्जिद दफाई नाला तक जाती है के दक्षिणी ओर । 
नगर निगम की पूर्वी सीमा तक । 
सोनामनी कालोनी के उत्तर में स्थित नाले के उत्तरी ओर । 
सोनामनी कांटा घर से सेन्ट्रल स्कूल के पास तक मुख्य मार्ग के पूर्वी ओर । 


वार्ड क्रमांक - 40 भगत सिंह वार्ड 


उत्तर में : 


पूर्व में : 


गोदरीपारा - डोमनहिल बाजार मार्ग में डोमनहिल कांटा घर के सामने स्थित नाला जो कांटा घर से नगर निगम की पूर्वी 
सीमा तक जाता है तथा हल्दीबाड़ी - डोमनहिल मार्ग जो टैक्सी स्टैण्ड से होते हुये बाजार तक जाता है का दक्षिणी ओर । 
टैक्सी स्टैण्ड के पास मुख्य मार्ग से कांटा घर तक का पश्चिमी क्षेत्र एवं सोनामनी कालरी के पूर्व की ओर नगर निगम 
की सीमा तक । 
सोनामनी बैरियर से लेकर कुरासिया खदान की सीमा तक । 
कुरासिया खदान की सीमा से सेन्ट्रल स्कूल की बाउण्ड्री से टैक्सी स्टैण्ड तक । 


दक्षिण में : 
पश्चिम में : 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का , उप - सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 01 - 148 / 2019 / 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक एफ 01 - 148 / 2019 / 18 दिनांक 12 - 07 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव . 


AtalNagar , the 12th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F1 - 148 /2019 / 18 :- In exercise of the powers conferred by sub section ( 1) of section 10 of the Chhattisgarh 
Municipal corporation act 1956 (No. 23 of 1956 ) the State Government hereby determine the extent of wards of Municipal 
Corporation Chirmiri , Distt . Korea as per schedule given Below : 


1 . 


Divides Municipal Corporation Chirmiri into 40 wards and described the limits of each ward as shown in schedule. 


2. 


Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


SCHEDULE 


Ward No. 


2 


Ward Name 
Malviya Nagar Ward 
Abdul Hamid Ward 
Sant Tukaram Ward 
Moulana Azad Ward 
| SwamiDayanand Saraswati Ward 
Gangadhar Tilak Ward 
Tansen Ward 
Vinoba Bhave Ward 
Mahatma Gandhi Ward 


FOTITIE 1543 , facich 16 JAN 2019 


648 (7 ) 


10 
11 


12 


13 


14 
15 
16 


17 


18 
19 
20 


21 


22 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


| Dr. Radhakrishnan Ward 
Valmik Ward 
Nehru Ward 
Chandrashekhar Ward 
Rani Laxmibai Ward 
Sant Ramkrishna Ward 
| SantMahaveer Ward 
Kalpna Chawla Ward 
Sant Kabirdas Ward 
Netaji Subhashchandra Bose Ward 
B . B . Lahiri Ward 
Dr. Rajendra Prasad Ward 
Dr. Ambedkar Ward 
Guru Ghasidas Ward 
Vivekanand Ward 
Sardar Patel Ward 
| Gautam Budha Ward 
Sant Kalidas Ward 
Indira Ward 
Maharana Pratap Ward 
Shivaji Ward 
| Shastri Ward 
| Guru Govind Singh Ward 
Sant Ravidas Ward 
Ahilya Bai Ward 
Ravindra Nath Tagore Ward 
Rajivgandhi Ward 
Sant Tulsidas Ward 
Sarojani Naidu Ward 
Gurunank Ward 
Bhagat Singh Ward 


31 


33 


34 
35 
36 


37 
38 


39 


40 


Descriptions of the Boundries of ward of Municipal Corporataion Chirmiri 


Ward No . 01 (MALVIYA NAGAR WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- From I. T.I. Bhawan To Nagar Nigam External Boundary . 
- Nagpur Chirimiri Main Road & G .M . Complex West External Wall Upto Mahuaridand . 
- From G . M . Complex Eastern External Wall To Mahuaridand Lamigoda s Southern Forest Area Boundary . 
- From Sajapahad Reserve Forest Area ( Nagar Nigam External Boundary) 


- From Saia . Complexen Road & 


Ward No. 02 (ABDUL HAMID WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Near Gadabuda Drain & G .M . Complex Nortern External Boundary . 
- From West Chirimiri Chowk To Graveyard Culvert & Gadabuda Area Eastern Drain . 
- G . M . Complex Southern Ext. Wall Upto West Chirimiri Chauraha. 
- From West Chirimiri Chauraha Upto Gadabuda Culvert . Nagpur Chirimiri Main Road Part And G .M . Complex 
Western Ext. Boundary Wall. 


Ward No. 03 (SANT TUKARAM WARD ) 


North 
East 
South 
West 


– Chittajhor girls school to Gorakhpur capm kenol. 
- Forest Area . 
– Forest Area . 
- Pondi Tiraha Main Road West Chirimiri Chittajhor Girls Primary School To Near By Nala. 


Ward No . 0 4 (MAULANA AZAD WARD ) 


North 
East 


- Nala towards north of Chittjhor Kanya Primary School, which will go to Gadbuda drain . 
- From the bridge of main road situated in front of the Pondi cemetery to the drain near the Chittajhor Kanya 

Primary School in PondiMain Road 
– Triangle in front of Pondi cemetery . 
- From the bridge in the drain in front of the Pondi cemetery to the drain located east ofGadabuda 


South 
West 


648 (8 ) 


E 


ITIG 216147 , faglich 16 TICIS 2019 


Ward No. 05 (SWAMIDAYANAND SARASWATI WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Area Of Sarbhoka Ghat Upto Nagar Nigam Northern Area . 
- Near Chittajhor G .P . School Passes Through West Chirimiri – Korea Main Road Upto 96 No. Dafai. 
- Near Chittajhor G . P . School Drain Which Goes Upto Nagpur – ChirimiriMain Road Gadabuda . 
- Chirimiri – Nagpur Main Road Gadabuda s I. T .I. Bhawan Front Portion Upto Sarbhoka Ghat . 


Ward No. 0 6 (GANGADHAR TILAK WARD ) 


North 
East 


South 


- Nagar Nigam Northern Part OfKorea Area . 
- From The First Drain OfKorea Main Road Hospital To Hospital Tiraha Upto School And Behind School Tiraha 

To Nagar Nigam . 
- Northern Area In Front Of Northern Part OfHosp . Drain & Northern Road Of High School Upto Schools Back 

Tiraha . 
- Upto Nagar Nigam Western Boundary (Reserve Area Forest). Main Road To First Drain Of Hospital Tiraha & It 

Southern Area Side . 


West 


Ward No . 0 7 ( TANSEN WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Nagar Nigam Eastern Area & Behind School Tiraha To By Road Upto In Front Of School. 
- Upto Nagar Nigam Area . 
- Main Road To First Drain OfHosp . Tiraha & Its Northern Side . 
- From Drain To Hosp . Tiraha Upto School s Water Tank Behind School Tiraha Which Goes To The Northern 

Side Of The Road . 


Ward No. 08 (VINOBA BHAVE WARD ) 


North 


- By the main road of Korea, the boundary of the first drain of the hospital , which goes to the eastern hills and 

from the west to the railway line 
- To the extent of the municipal limits 
- To the southern boundary of the Naka Bhawan of Forest Department on Dnomanhill Road along the shore of the 


East 
South 


hill 


West 


- Pondi limit , which is inclusive of Pallathajam till 9 6 No. Dafai. 


Ward No. 09 (MAHATMA GANDHI WARD ) 


North 
East 
South 
West 


Korea domenhill men road to Forest Barrier Upto baikunthpur road 
- Galaphani S .E . C .L . naka to nagar nigam East seema. 
- Galaphanai collery upto Southern Aria . 
- Upto Hilly Area 


Ward No. 10 (DR . RADHA KRISHNAN WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Swad Restorent haldibadi near nala to amanala hanuman mandir . 
- From Hanuman temple, from Ammanala to Amritlal Khatik s house, to the Inden Gas Office 
- Swersungam by road Wishvkrma furniture to indin gais office . 
- Swad restorent to shive mandir , grenshap mean road to swar sangam chock . 


Ward No. 11 (VALMIK WARD ) 


North 
East 
South 


- Hanuman mandir to amanala to kalsi dafai Nort nala to khatturam house to mulchand shop to hiragir graound . 
- Hiragir ground to mangalm hotel. forest area 
- By moving the Main Road from Mangalam Hotel to Hero Agency through Nirmal Auto, before the Inden Gas 

Office 
- FromAmanala 4 Dafai, going through Turra south to the Inden Gas Office . 


West 


Ward No. 12 (NEHRU WARD ) 


North 


East 
South 
West 


- In Nagpur – Chirimiri Main Road Haldibadi Police Station To Dumanhill Approached P . School Sadak Dafai 

Near The ReserveForest Area . 
- Upto Kurasia Open Cast Mines . 
- From Haldibadi Railway Station Tiraha To Kurasia Ghat s Culvert . 
- At Nagpur – Chirirmiri Road Haldibadi Police Station To Railway Station Tiraha . 


For HUIC { 76147 , felic 16 AGUS 2019 


648 (9 ) 


Ward No. 13 (CHANDRASHEKHAR WARD ) 


North 
East 
South 
West 


-Form Mane road Nagpur to shanichri choraha to teena dfai choraha . 
- In Nagpur – Chirimiri Road To Sanichari Chowk & Police Station Upto Railway Station Tiraha . 
- Eastern Part Of Railway Station & Near Kurasia Underground Upto Kurasia Ghat Nearly Culvert. 
– Teena Dafai Tiraha To Ncph Office Tiraha & Masjid Front Gali Which Goes Upto Eastern Part Of Railway 
Station . 


Ward No. 14 (RANI LAXMIBAI WARD ) 


North 


East 
South 
West 


- In Nagpur- Chirimiri Main Road At Haldibadi Started For Triangle Of 3 No Rest House That Road Upto Nigam 

Water Tank. 
- Upto Boundary Of Reserve Forest. 
- Started From In Front Of Petrol Pump Of Haldibadi To Nallah Kalshi Dafai. 
- From 3 No. Rest House And Front Side Of ShriKhattu Home At Nagpur - Chirimiri Road Kalshi Dafai To North 

Side OfHeragir At Haldibadi To The Nallah Of Front OfGround Which Passes At Hiragir Ground. 


Ward No. 15 (SANT RAMKRISHNA WARD ) 


North 
East 
South 


- Boundary Of Reserve Forest. 
- Boundary OfReserve Forest Near Water Tank Haldibadi. 
- From Culwest Of 6 No. Loco Culwest At Nagpur- Chirimiri Road To SishuShikshaNiketan School And North 

Side Of Road Of 3 No . Rest House . 
- From 3 No. Rest House Triangle Nagpur - Chirimiri Road To SishuShikshaNiketanSchool And For Culwest Of 6 

No. Loco To East Side Of Mines Of 6 No. 


West 


Ward No . 16 (SANTMAHAVEER WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- From Podhi choraha to reserve forest boundry . 
- From reserve forest boundry to 6 Numbe loko to sheshu shiksha nikaten to shanichari choraha 
- From Sanichri Chauk to shanichri market., club to teena dafai . 
- From Bhurkundi Turaah Nallah At Haldibadi To Turaah Passing Through East OfMohan Collony . 


Ward No. 17 (KALPANA CHAWLA WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Boundary Of North End Of Forest OfMohan Collony. 
- Upto Nallah Existing At East OfMohan Collony . 
- Upto Nallah Existing At South OfMohan Collony. 
- Upto East Side Of Siding Road Siding Road At West OfMohan Collony. 


Ward No. 18 (SANT KABIRDAS WARD ) 


North 


East 


- Upto Nallah OfNorth End Of Ita Bhatta From Near Turaah To Triangle Of Sanichari Bazar Passing Through 

Loco Crossing And From Front OfMasjid At Takies Road To Triangle Of Office Of N . C .P .H . Club . 
- From Triangle Of Tina Dafai To Triangle Of Office Of N .C .P. H . And Railway Station Passing Through The 

FrontGali OfMasjid . 
- From Railway Culwest To Railway Station At Manendragarh - Chirimiri Railway Line And From Triangle Of 

Tina Dafai To Triangle OfHospital At Shanichri Baza Between Of Club Hospital. 
- Upto Nallaah Existing At West Side Of Ita Bhatta . 


South 


West 


Ward No. 19 (NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Boundary Of Railway Line . 
- From Nallah Existing Near Jain Clinic To Railway Station . 
- From jain clinik to shambho chock to Gandhi graount . 
- From Gandhi ground to SECL office chirimiri to dhakka dafai . 


Ward No. 20 (B . B . LAHIRI WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Boundary Of Shambhu Chauk . 
- From Jain Clinic To Shmbhu Chauk AtMain Road . 
- B . B . Lahidi College And Boundary Of Nallah Between Proffessor Collony And Water Tank Of Nagar Nigam . 
- From Shanbhu Chauk To Water Tank Near College Passing Through Kachhi School. 


648 ( 10 ) 


ESTARTIC THIYE , facich 16 JAN 2019 


Ward No . 21 (DR . RAJENDRA PRASAD WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- From Shambhu Chauk To Gandhi Ground At South Side OfRoad . 
- From Amit Paan Bhandar Near Shambhu Chauk To Girls High School. 
- From Govt. GirlsMiddle School To Bartunga Road Near Water Tank Of Secl. 
- From GandhiGround To Both Side Of Water Tank Of Secl Bartunga Approach Road . 


Ward No. 22 (DR . AMBEDKAR WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- From Govt. GirlsMiddle School To Bartunga Road Near Water Tank Of Secl. 
- From Triangle Of Govt. GirlsMiddle School To College Chauk . 
- Near College Chauk To North Boundary Water Tank Of Secl . 
- Both Side Of Bartunga Road At Chhota Bazar. 


Ward No. 23 (GURU GHASIDAS WARD ) 


North 
East 
South 


- From College Chauk To Water Tank Of Secl At Chhota Bazar. 
- From College Chauk To Nallah Existing Side OfWater Tank Of Nagar Nigam . 
- From The Nallah Existing At North Side Of Kabristan Near Water Tank Of Nagar Nigam To Bartunga Main 
Road. 
- From Secl Water Tank To Nallah Passing North Side Fo Kabristan . 


West 


Ward No. 24 (VIVEKANAND WARD ) 


North 
East 
South 


- from Badabazar Cemetery to Old Kata Ghar to Kothari 

Badabazar Cemetery to Badabazar Baratunga Terahah 
- From Badabazar Baratunga Thirah from DAV School Tiraha to Jagjivan Chat, from Shivraj Singh s house 

alongside a threshold in front of Yadav Pan Thela, from home to Om Prakash Yadav s house 
- By Kotharic Type, being done by B type From Fokatpara to Shivraj s house. 


West 


Ward No. 25 (SARDAR PATEL WARD ) 


North . 


East 
South 


From Badabazar Baratunga Thirah from DAV School Tiraha to Jagjivan Chat, from Shivraj Singh s house 

alongside a threshold in front of Yadav Pan Thela , from home to Om Prakash Yadav s house 
-Badabazar from Bertunga Terahah to Bagappara Temple 
-Baigapara Temple, DAV School from bhagatsingh chowk to control Room to Anjalihill Mins to Reserv Forest 

Area . 
- From Shivraj s house , from the house of Javed , from the home of Ranjit Vishwas to Anjani Hill mine 


West 


Ward No. 26 (GAUTAM BUDHA WARD ) 


North 


East 
South 
West 


- From Baiga Para Turrah To South Part Of Boundary OfNagar Nigam Passing Through The North And End Of 

700 Quantan And Front Block No. 15 /21 And The South Of Shri khatik House . 
- Boundary OfNagar Nigam (Reserve Forest) 
- Boundary OfNagar Nigam (Reserve Forest) 
- From Baiga Para Turrah To East Of Nallah Which Passes Trough South Boundary OfNagar Nigam 


Ward No. 27 (SANT KALIDAS WARD ) 


North 


East 
South 


- From The Triangle Of Bartunga To Bhukbhuki Turaah (South Side Of Road) Passing Through The Triangle Of 
Hanuman Temple OfGodripara . 
- From Bhukbhuki Turaah To East s External Boundary Og Nagar Nigam . 
- From Baiga Para Turaah To North Boundary Of 750 Quater Which Passing Though The Front Road Of The 
Block No. 15 To 21 And From South Side Of Shri khatik Home To The North Side Of External Boundary Of 
Nagar Nigam . 
- East Side Of Nallah Which Passes Though West Side Of Baiga Para Turaah Existing Post Mortum Room Near 
Bartunga Triangle . 


West 


Ward No. 28 (INDIRA WARD ) 


North 


East 
South 
West 


- From Nallah Near Sitakund To Nallah (Bartunga Road ) North Side Of .......... Which Passes Through Nallah 

Near Jain Clinic . 
- From Madhuban Hotel To The Triangle Of Sitakund AtMain Road Of Bada Bazar . 
- From Madhuban Hotel To Chirimiri Open Cast Mines Passing Though Kachcha Road Of Bartunga Colliery . 
- Boundary Of Open Cast Mines (From Nallah Of Kabristan To Triangle Which Passes Through Bartunga 
Kachcha Road . 


M 


AIG 216431, facit 16 2019 


648 ( 11 ) 


Ward No. 29 (MAHARANA PRATAP WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- From Sitakund To Hospital Triangle At Bada Bazar -Kurasiya Road . 
- West Boundary Of Kurasiya Open Cast Mines. 
- From Rest House Of Forest Department To Kurasiya Colliery Open Cast Mines. 
- Form Hospital Triangle To Rest House Of Forest Department. 


Ward No. 30 (SHIVAJI WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- From The North Of New Tikara Para To The Boundary Of Kurasiya Mines . 
- From Trasformer Of Godaripara Basti To The Triangle Existing In Front Of Shri Shamshad Home. 
- From Bartunga Triangle To North Part Of Bhukbhuki Road Passing Turaah Through Hanuman Mandir Triangle . 
- Form Bartunga Triangle To Forest Department And From Bus Stop Existing Near Godripara Community Hall To Shi 
Shamshad Home. 


Ward No. 31 (SHASTRI WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Godaripara - via Gurudwara, through the front of Kurasia SECL office, till Durga Pandal 
- From Durga Paddal to Livlihood College, from Kudargarhi Temple to Gorakhnath Temple to Nursery . 
- Kallu Mia house via the CSP office , via the Sai Temple to Turra. 
- From Gurudwara to the Press Bhawan , through Oriya School, to the Pratap Pradhan Shop next to the old 

dispensary 


Ward No. 32 (GURU GOVIND SINGH WARD ) 


North 
East 


- Sai Temple via Kallu House Mines Quarter while passing through the CSP office . 
- By going to the Kids Convent School from the Sai Temple , Chatterjee gets going to the old Chief House Turra 

Temple . 
- From Pratap Shop to the Satsang Bhawan , from Chintamani line to Turra Temple 
- From the line of Simanchal Driver to Suresh Khatik s shop , behind the old Dispensary , the tumultuous line of 

Kallu Line Minuse Quarter 


South 
West 


Ward No. 33 (SANT RAVI DAS WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Nallah Before The T . V . Tower Triangle 
- From The Turning OfGodripara Park To The Triangle Before The T .V Tower . 
- From The Triangle OfGodarpara s Colliery Office To Turning Of The Park . 
- Form The Triangle OfGodripara s Colliery Office To The Triangle Before The T . V 


Tower. 


Ward No. 34 (AHILYA BAI WARD ) 


North 


East 


South 


- From Loading Point Of Kurasia’s Mine To Korba Road And South Part Of East Boundary Of Nagar Nigam In 

From Of Sonamani Boundary . 
- From Bus Stop Near Godaripara’s Community Hall And From Of Shamshan Home And Godaripara Bajar To 

Triangle Near Gurudwara, Office Of Colliery Of Godripara To Near T . V . Tower And Forward With East 
Boundary Of Nagar Nigam . 
- South Boundary Kurasiya Mines From The Depo Of Forest Debtt At Bada Bazar To Bus Stop Erinting Near 

Community Hall Shamshan Home Enriching Near Church To Godripara Bazar, From Triangle Near Gurudwara 
To The Triangle Of Kurasia Colliery Office And Upto The Nalla Near T .V Tower Which Goes Upto East Side 
Of The Nallah . 
- From Kurasia s Under Ground Mine To Bada Bazar Turra And Near Sita Kund To Depo Of Forest Deptt 

Passing Turrah The Mine Before The Tikra Para 


West 


Ward No . 35 (RAVINDRA NATH TAGORE WARD ) 


North 


East 
South 
West 


- To Shishu Shiksha Niketan Infrunt of Situ Office to Krishna Baba House – Nashim Khan House to Sheela 

Genral Store . 
- Near of sheela Genral Store to Digambar Kirana Store to Via wazir Pan thela to Jagdish Kuswaha Store . 
- From Jagdish Kushwaha store to Pappu Auto Parts to Sanjay Gupta house to Power House 
- Power House To Shishu Shiksha Niketal School. 


648 ( 12 ) 


BOTU 


1945 , facito 16 JAN 2019 


Ward No. 36 (RAJIV GANDHI WARD ) 


North 
East 
South 


- Area Of Gelhapani. 
- Eastern boundary of Kalpani from CSP . 
- Shishu Shiksha Niketan from CITU office, coming from Nasim s house near Kua near Shela General Store near 

Shiva Mandir Union Office and Officer Colony Kalapani 
- From Shishu Shiksha Niketan To Gurghela Nallah . 


West 


Ward No . 37 (SANT TULSIDAS WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- 20 No. Dafai Main Road Which Goes By Chamatkar Hotel To kalapani Road, kalapani Roads, Southern Area . 
- Nagar Nigam Eastern Area . 
- Football Grounds Northern Side Situated A Nala Where Was Goes To Nagar Nigam Eastern Side . 
- Main Road OfGrounds Northern Points Nala To Near Well Of 20 No. Dafai Main Road Of Eastern Side. 


Ward No . 38 (SAROJANI NAIDU WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Main Road Football Ground North Side Nala Which Upto Nagar Nigam Eastern Side s Southern Upto . 
- Nagar Nigam Eastern Area. 
– Central School Frunt Side Dispensary Road Which Goes To Masjid Dafai Nala At Eastern Side. 
- Central School Football Ground North Side Nala Which Goes To Main Road Of Eastern Side . 


Ward No . 39 (GURU NANAK WARD ) 


North 
East 
South 
West 


- Central School Front Side Dispensary Road Which Goes To Masjid Dafai Nala At Southern Side. 
- Upto Nagar Nigam Eastern Area . 
- Sonamani Colony Northern Nala s Northern Side . 
- Sonamani Kanta Ghar To Central School Main Road Eastern Side . 


Ward No. 40 (BHAGAT SINGH WARD ) 


North 


East 


- Godaripara - Dumanhill Bazar Road Front Nala s Kanta Ghar Which To Kanta Ghar To Nagar Nigam Eastern 

Side & Haldibadi- Dumanhill Road Taxi Stand To Bazar Western Side . 
– Taxi Stand Main Road To Kanta Ghar Western Area Sonamani Colliery Western Side Of Nagar Nigam 

Boundary . 
- Sonamani Barrier To Kurasia Mine Boundary 
- Kurasia Mine Area To Central School Boundary Upto Taxi Stand . 


South 
West 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA, Deputy Secretary. 


HECA, HGUTan den Hi, GYMPIC SRT SR - HGUC , Pi 


sa qen Yola – 2019. 


